सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

10 कार्तिक , 1937 ( श० ) 
संख्या 8 12 राँची, रविवार 

1 नवम्बर , 2 0 15 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

3 अक्टूबर , 2015 
संख्या- 3/ पद - 01 ( क)- 6/ 2015 का .. 8698--प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त , दुमका के पद 
पर पदस्थापित श्री दिनेश कुमार सिंह ( कोटि क्रमांक - 624 / 03, गृह जिला. भोजपुर ) , को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , 
झारखण्ड , राँची के रिक्त पद के विरूद्ध उप सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री सिंह अपने कार्यों के साथ विशेष कार्य पदाधिकारी, नमामि गंगे परियोजना, 
झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 3/ पद - 01 ( क)- 6/ 2015 का .. 8699-- सहायक निदेशक , समाज कल्याण निदेशाल , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री संजय कुमार ( कोटि क्रमांक - 689 / 03 , गृह जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) रविवार 1 नवम्बर, 2 0 15 
दुमका) , को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट - 2, 1974) की धारा - 20 के तहत् 
महागामा अनुमंडल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच0 के0 सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 12 – 50 | 


OK 


